रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.- 33004/ 99 


F 


" 
kes 


AAM 


. 


. 


EL-: 

..... 


NxV 


.. 


.. 


1 


. 


सामव-जगत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 909 ] 
No. 909] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 17 , 2014 / चैत्र 27, 1936 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 17 , 2014 /CHAITRA 27 , 1936 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 2014 
का . आ . 1104( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम 1957 (1957 का 20 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप - धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3, उपखण्ड ( ii), तारीख 17 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित , भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 
का . आ . 2804(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 178.74 हेक्टेयर 
( लगभग ) या 441.49 एकड़ ( लगभग ) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने : 
सूचना दी थी ; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में उपदर्शित 441. 49 एकड़ ( लगभग ) या 178.74 हेक्टेयर ( लगभग) माप वाली 
भूमि के सभी अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए ; 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध, अनुसूची में यथा वर्णित 441. 49 एकड़ ( लगभग ) या 178.74 हेक्टेयर ( लगभग ) माप वाली 
भूमि में या उस पर के सतह के सभी अधिकार अर्जित की जाती है । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आर.ई. वी. / 11 / 2013, तारीख 22 नवम्बर, 2013 का 
निरीक्षण उपायुक्त, जिला रामगढ़, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता 700001 
के कार्यालय में या महाप्रबंधक , कुजू क्षेत्र, पो . आ . कुजू, जिला रामगढ़ ( झारखण्ड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक ( भूमि और 
1676 GI/ 2014 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (ii) ] 
राजस्व ), सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड , दरभंगा हाउस, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक, ( खोज प्रभाग ), सी . 
एम. पी. डी . आई. एल., गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची 
आरा पूर्णसंगठन परियोजना 

जिला - रामगढ़ ( झारखण्ड ) 
( रेखांक संख्या आर.ई. वी. / 11 / 2013, तारीख 22 नवम्बर, 2013 ) 
सभी अधिकार: 


क्रम सं . 


ग्राम 


थाना 


| थाना नं | जिला 


टिप्पणी 


क्षेत्र 
एकड़ में 
( लगभग) 


क्षेत्र 
हेक्टेयर में 
( लगभग ) 


आरा 


माण्डू 


156 


रामगढ़ 


441. 49 


178. 74 


भाग 


कुल क्षेत्रः 441.49 एकड( लगभग) 
___ या 178.74 हेक्टेयर ( लगभग ) 


ग्राम आरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्या : 


14 , 19 , 30, 34, 38 , 42 , 50 ,57 , 59 ,66, 78, 81, 100, 103, 105 , 106, 108, 111 , 113 , 119, 123, 129 , 133 , 
173, 174, 189 , 219, 250, 257 , 260, 261 , 276, 347 , 381 ( भाग), 386 ( भाग ), 389 , 393, 402, 421 , 422, 436, 
448, 452, 457, 480, 501, 502(भाग), 507, 509, 513, 515, 518, 527 , 538, 545 , 551, 558, 562, 568, 577 , 
587, 606, 609, 616( भाग ), 622, 633, 644, 645, 648, 649, 654, 656, 658, 659, 669, 677 , 678 , 689 , 706, 
712, 720, 722 , 729 , 733, 738 , 740, 758, 774, 795 , 797 , 808 , 811 , 812, 843(भाग), 847, 855 , 860, 864 , 
866, 868, 871(भाग), 872, 881, 923, 925 , 944 , 960, 963, 980, 983, 987, 989, 994, 1002, 1017, 1019, 
1021 , 1024, 1039 , 1040 , 1050 , 1058, 1072, 1080, 1089, 1097 , 1112 (भाग ), 1121 , 1131 , 1133, 
1141 ( भाग ), 1156, 1165, 1166 , 1167, 1168, 1170, 1171, 1173 , 1176, 1180, 1183( भाग ), 1200, 1208 , 
1212, 1222( भाग),1228, 1230, 1232 ( भाग), 1235, 1240 , 1242, 1250, 1254, 1256, 1257 , 1260, 1277 , 
1286( भाग), 1288( भाग ), 1312(भाग), 1313( भाग ), 1314(भाग), 1315( भाग ), 1316(भाग), 1317 ( भाग ), 1320(भाग) , 
1329 , 1334 , 1338, 1343( भाग), 1344, 1355 , 1367, 1378, 1380 ( भाग), 1388. 


आरा पूर्णसंगठन परियोजना की सीमा का वर्णनः 


क - ख - ग - घ 


रेखा बिन्दु क से प्रारभ होकर चौथा नदी के मध्य रेखा से प्लॉट संख्या 636 और 804 से गुजरती है और 
बिन्दु घ पर मिलती है । 


घ - ड . 


रेखा बिन्दु घ मुरपा और आरा ग्राम की सम्मिलित सीमा रेखा से गुजरती है और बिन्दु ड. पर मिलती है । 


ड . - च 


रेखा बिन्दु ड. प्लॉट संख्या ग्राम आरा के 871 , 872, 873 , 1286, 1288, 1312, 1311, 1310 और 1315 से 
गुजरती है और बिन्दु च पर मिलती है । 


च - छ - ज 


रेखा बिन्दु च ग्राम आरा और अतना आरा और सररूबेडा के सम्मिलित सीमा और नकटी नदी के मध्य रेखा 
से गुजरती है और बिन्दु ज पर मिलती है । 


[ TT II - OUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ज - क 


रेखा बिन्दु ज ग्राम दुनी और आरा के सम्मिलित सीमा से और चौथा नदी ( प्लॉट संख्या 401) के मध्य रेखा 
से गुजरती है और आरम्भ बिन्दु क पर मिलती है । 


[WT.FF. 43015 / 18 / 2012 – 473173115 Soma - I] 

विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th April , 2014 


S . O . 1104 (E ) — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S. O . 2804 ( E ) dated the 16th September, 2013 issued under sub -section (1 ) of Section 7 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -Section ( ii ) dated 17th September, 2013 the Central 
Government gave notice of its intention to acquire all rights in and over the land measuring 178 .74 hectares 
(approximately ) or 441.49 acres (approximately ) in the locality specified in the SCHEDULE appended to that 
notification; 

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the 
Central Government; 


And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the 
Government of Jharkhand , is satisfied that all rights in and over land measuring 178 .74 hectares ( approximately ) or 
441.49 acres (approximately ) described in the SCHEDULE appended hereto , should be acquired ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 9 of the said Act , the 
Central Government hereby declares that all rights in and over land measuring 178 .74 hectares (approximately) or 
441.49 acres (approximately ) described in the SCHEDULE annexed hereto are hereby acquired . 


The plan bearing number REV /11/2013, dated the 22nd November, 2013 of the area covered by this 
notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner , District Ramgarh , Jharkhand or at the Office 
of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata 700001 or in the Office of the of General Manager, Kuju Area , 
P .O . Kuju , District -Ramgarh , Jharkhand or General Manager (L & R ), CCL , Darbhanga House , Ranchi, Jharkhand or 
ChiefGeneralManager ( Exploration Division ), CMPDIL , Gondwana Place, Kanke Road , Ranchi, Jharkhand . 


SCHEDULE 
Ara Re - Organisation Project 

District - Ramgarh ( Jharkhand) 
( Plan bearing number REV /11/2013 , dated the 22nd November, 2013 ) 
All Rights: 
Block Mauja / 

Thana Thana Name of 
Village 

No. district 


Remarks 


Area in 
acres 
(approxi 
mately ) 


Area in 
hectares 
(approxi 
mately ) 


Ara 


Mandu 


156 


Ramgarh 


441. 49 


178 . 74 


| Part 


TOTAL AREA : 441.49 acres( approximately ) 

or 178 .74 hectares ( approximately ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Plot Nos. acquired in village - ARA : 


14, 19 , 30, 34 , 38 , 42 , 50, 57, 59, 66 , 78 , 81, 100, 103, 105 , 106 , 108 , 111, 113, 119, 123 , 129, 133, 173 , 174, 189, 219 , 
250 , 257, 260 , 261, 276 , 347, 381(P ), 386 (P ),389 , 393, 402, 421, 422 , 436 , 448, 452 , 457 , 480, 501 , 502 (P ), 507, 509, 
513 , 515 , 518 , 527 , 538 , 545 , 551, 558 , 562, 568 , 577, 587 , 606 , 609 ,616 ( P ), 622 , 633 , 644 , 645 , 648 , 649, 654 , 656 , 
658 , 659, 669 , 677, 678 , 689, 706 , 712, 720 , 722, 729 , 733, 738 , 740 , 758 , 774 , 795, 797, 808, 811, 812 , 843(P ), 847 , 
855 , 860, 864 , 866 , 868, 871 ( P ), 872 , 881 , 923 , 925 , 944 , 960, 963, 980 , 983 , 987 , 989 , 994 , 1002, 1017 , 1019 , 1021, 
1024 , 1039 , 1040, 1050 , 1058 , 1072 , 1080, 1089 , 1097 , 1112 (P ), 1121, 1131 , 1133 , 1141 ( P ), 1156 , 1165 , 1166 , 1167, 
1168 , 1170 , 1171 , 1173 , 1176 , 1180 , 1183(P ), 1200 , 1208 , 1212, 1222 (P ), 1228, 1230 , 1232 (P ), 1235 , 1240 , 1242 , 1250, 
1254 , 1256 , 1257 , 1260 , 1277 , 1286 (P ), 1288 (P ), 1312 (P ), 1313 ( P ), 1314 ( P ), 1315 (P ), 1316 (P ), 1317 (P ), 1320 (P ), 1329 , 
1334 , 1338 , 1343 (P ), 1344 , 1355 , 1367 , 1378 , 1380 (P ), 1388 . 


Boundary Description of Ara Reorganisation Project: 
A - B - C -D Line Start from point ‘ A ’ passes through center of Chotha Nadi plot no . 636 and 804 and meets at 

point D . 

Line passes through point D , common boundary of village Murpa and Ara and meets at point ‘E . 
E - F Line passes through point ‘ E plot no . 871, 872 , 873, 1286 , 1288, 1312, 1311 , 1310 and 1315 in village Ara 

and meets at point ‘ F . 


D - E 


F - G - H 


Line passes through point F common boundary of village Ara and Atna, Ara and Sarubera, center line of 
Nakti Nadi and Meets at Point H . 


H - A 


Line passes through point H center line of Chotha river (plot no . 401) and meets at starting point ‘ A ’. 


[ F.No . 43015/18/2012 -PRIW -I] 


VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


